CENTRAL 


रजिस्ट्री सं० डीएल० - 33004/ 95 


REGD. NO . D . L .--33004/ 95 


भारत मला 


मयम जान 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II -- Section 3 --- Sub -section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


सं० 3761 
No. 376 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार , सितम्बर 15, 1995 / भाद्र 24 , 1917 
NEW DELHI, FRIDAY , SEPTEMBER 15 , 1995 / BHADRA 24, 1917 


- 


- 


जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1995 


साकानि 637 ( अ ).. - केन्द्र सरकार , महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 132 की उप - धारा ( i) के साथ 
पठित धारा 124 की उप - धारा (i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न 
अनुसूची में कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी ( भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति ) संशोधन विनियम, 1995 का अनुमोदन करती है । 


2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


अनुसूची 


महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोचीन पोर्ट के न्यासी मंडल कोचीन 
पोर्ट कर्मचारी ( भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति ) विनियम, 1964 में संशोधन के लिए निम्न विनियम बनाती है । अर्थात् : 


कोचीन पोर्ट कर्मचारी ( भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति ) संशोधन विनियम , 1995 


I . ( 1 ) ये विनियम कोचीन पोर्ट कर्मचारी ( भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति ) संशोधन विनियम, 1995 कहा जाएगा । 

( 2 ) ये उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जब भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हों । 


2267 GI/ 95 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ Part II _ Sec . 3(i) 


arrCD 


1 


. 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - 


= = 


- - - 


- 


- 


- - - - - 


. 


1 - 


= 


. . 


II . कोचीन पोर्ट कर्मचारी ( भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति ) विनियम 1964 में विनियम 7 के साथ अनुबन्ध अनुसूची क में अनुसंधान 

अधिकारी के पद की भर्ती नियम प्रतिस्थापित किया जाए । 


- 


पदनाम 


वेतनमान 


भती प्रणाली 


पद का वर्गीकरण 
संख्या 


पवन 


चपन या गैर - सीधी भर्ती के सीधी भर्ती के लिये पदोन्नति के 
चयन लिये आयु आवश्यक शैक्षिक योग्यताएं । मामले में सीधी 
सीमा अनुभव 

भर्ती के लिए 
निर्धारित क , 
आयु ख, 
शैक्षिक 
योग्यताएं । 
अनुभव क्या 

लागू है । 
( 5) ( 6 ) - (7) - 

( 8 ) 


पदोन्नति 
प्रतिनियुक्ति / 
स्थानांतरण के 
मामले में जिस 
वर्ग से यह 
किया जाता 


( 3) 


(4 ) 


( 9 ) 


( 10 ) 


__ (1 ) 
अनुसंधान 
अधिकारी 


(2 ) 
2 


प्रेणी II 


रु . 2200 


चयन 


35 वर्ष 


लागू नहीं 


100 - 4100 


सांख्यिकी/गणित अर्थशास्त्र 
कंप्यूटर में स्नातकोत्तर 
उपाधि या कंप्यूटर विज्ञान 
के साथ इंजीनियरिंग में 
डिग्री । 


पदोन्नति द्वारा, आर्थिक 
जिसके अभाव अन्वेषक प 
में सीधी भर्ती 

योजना 
द्वारा 

सहायक / 
सांख्यिकीविद 
से पदोन्नति , 
जिसके अभाव 
में अनुसंधान 
सहायक से । 


वांउनीष 


सांख्यिकीय अनुसंधान 
काम/ आर्थिक अन्वेषण में 
3 साल का अनुभव 


[ फा सं. पी आर - 12012/ 19 / 94 - पीई I ] 

सी एस खैरवाल , संयुक्त सचिव 


पादटिप्पणी : - मुख्य चिनिया दि . 29 - 2 - 1964 के जीएस आर० सं० 314 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था तथा दि . 3 - 2 - 1994 के जीएस आर० सं० 58 ( अ ) द्वारा अंतिम 
संशोधन किया गया । 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

( Ports Wing) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 15th September, 1995 


G. S. R . 637 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub- section (i ) of Section 124, read with sub -section (i) of 
Section 132 of the Major Port Trusts Act , 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Cochin Port Employ 
ees (Recruitment, Seniority & Promotion ) Amendment Regulations, 1995 made by the Board of Trustees for the Port of Cochin 
and set out in the Schedule annexed to this notification . 


2 . 


The said regulations shall corne into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette : 


SCHEDULE 


IN EXERCISE OF THE POWERS CONFERRED BY SECTION 28 OF THE MAJOR PORT TRUSTS ACT, 1963 (38 OF 
· 1963) THE BOARD OF TRUSTEES OF THE PORT OF COCHIN HEREBY MAKES THE FOLLOWING REGULATION 

TO AMEND THE COCHIN PORT EMPLOYEES (RECRUITMENT, SENIORITY & PROMOTION ) REGULATIONS , 1964 
NAMELY : 


( 47 11 - 905 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


THE COCHIN PORT EMPLOYEES (RECRUITMENT, SENIORITY & PROMOTION ) AMENDMENT REGULA 

TIONS, 1995 
1. ( 1) These Regulations may be called the " Cochin Port Employees (Recruitment, Seniority & Promotion ) 

Amendment Regulations, 1995 " , 


(2 ) They shall come into force on the date , on which it is published in the Gazette of India . 


II., In the Cochin Port Employees (Recruitment, Seniority & Promotion ) Regulations, 1964 , in Schedule A annexed to 

Regulation 7 the following Recruitment Rule for the post of Research Officer shall be substituted. 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


Scalc of 


, 


Designa 
tion 


No . of 
posts 


Classifica 
tion 


Method of 
Recruitment 


реу 


Whether 
selection 

or non 
selection 


Age limit 
for direct 
recruits 


Educational 
Qualifications/ 
experience 
required for direct 
recruits 


Whether 
(8 ) age 
(b ) educa 
tional quali 
fications/ 
experience 
prescribed 
for direct 
recruits will 
aply in the 
casc of 
promotees 


In case of 

o 
promotion / 
deputation / 
transfer, 
grades from 
which it 
should be 
made 


( 1) 


( 2) 


(3) 


(4) 


( 5 ) 


6 


( 


7 


. 


( 8 ) 


- - 


- 


- 


A 


Class II 


cscarch 


2 


Rs 2200 
100 -41010) 


Selection 


35 years 


Oficer 


Masters degree in 
Statistics/Maths / 
Economics /Com . 
puter Application 
or Degree in Engi 
neering with 
Computer Science 


Age - No, 
Qualifica 
lion -- Yes , 
Experience 
- Yes 


Promotion 
failing 
which 
Direct 
recruitment 


Promotion 
from Eco 
nomic In 
vestigator 
CUM - Plann 
ing Assis 
tant/Statisti 
cian , failing 
which from 
Research 
Assistant 


Desirable : 


3 years experience 
in statistical Re 
scarch work /Eco 
nomic Investiga 
tion . 


{No. PR -12012/10 /94 -PE . I] 
C . S . KHAIRWAL , Jt Secy . 


FooT NOT : -- The principal Regulations were published in the Gazette of India vide GSR No . 314 dated 29 - 2 - 1964 and lastly amended vide GSR No. 58 
( E ) dated 3 - 2 - 1994 , 


- 


- 


- 


- - 


- 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published try the Controller of Publications, Delhi- 110054 , 

1995 


